निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


29 कार्तिक 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 1090 ) पटना , सोमवार , 20 नवम्बर 2017 


सं० 15 / एम 1 - 117 / 2013 - 1909 

शिक्षा विभाग 


संकल्प 
20 नवम्बर 2017 


विषयः राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृति की उम्र सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष 

करने के संबंध में । 

बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों की भाँति विश्वविद्यालय चिकित्सकों की सेवानिवृति की उम्र सीमा 
65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था । सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा 
राज्य के विश्वविद्यालयों में विधिवत रूप से सृजित पदों पर नियुक्त होकर कार्यरत चिकित्सकों की सेवानिवृति की उम्र 
सीमा 65 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने का निर्णय लिया गया है । उनके सेवानिवृति की तिथि वह तिथि होगी, जिस 
तिथि को वह 67 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है किन्तु यदि माह की पहली तिथि को उनकी जन्म तिथि हो तो वे 
उसके ठीक पहले माह की अंतिम तिथि को अपराह्न सेवानिवृत होंगे । 
2. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

अरशद फिरोज, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1090-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette.bih .nic .in 


